रजिस्ट्री सं०11 . 222 


REGISTERED No. p. me 


भारत राजपत्र 
The Gazette of Indiay 2... 492 


प्रामिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 42 ] 
No. 2 


नई दिल्ली, शनिवार , अक्टूबर 21, 1972/ आश्विन 29, 1894 
NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 21 , 1972/ ASVINA 29, 1894 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जसस कि यह प्रला संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging to given to thie Part lo order that it may be filed as a soparacc compilation . 


भाग II - - 4 

PART II - Section 4 

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये निधिक नियम और प्रावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 9th September 1972 

column 11 against the post of Hindi Translator , Grade 

II, the following shall be substituted namely : 
S. R . O . 269 . - -In exercise of the povers conterred by 

In case of deputation transfer , selection from 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 

Uppcr Division Clerks Lower 
dont hereby makes the following rules further to amend 

Division Clerks of 
the Ministry of Defence ( Hindi Translators ) Recruit 
ment Rules , 1970 ( SRO 230 dated 29th April, 1970 ) Service as Lower Division Clerk or Upper Division 

Clerk and who possesses educational and other quali 
namely : - - 

fications indicated in column 7 . 
( 1) These rules may de lled the Ministry of 

Defence (Hindi Translators ) Recruitment Period of Deputation 
(Amendment) Rules , 1972 . 

Ordinarily two years which may be extended by 
( ii) They shall come into force on the date of their 

another one year, 

[ F. No. F. 3 ( 4 ) 69 / D ( Est -I ) / GpI. ] 
2 . In the Schedule to the Ministry of Detence ( Hindi 
Translators) Recruitment Rules , 1970 for the entry in 

S , N . ROY, Under Secy . 


नई दिल्ली , 9 सितम्बर, 1972 


का०नि मा० 269.-- - राष्ट्रपति संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा मन्त्रालय (हिन्दी 
अनुवादक ) भर्ती नियम , 1970 ( का०नि०या० 230, तारीख 29--4 - 70 ) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं, पर्यात् : 

1. (i ) इन नियमों का नाम रक्षा मन्त्रालय (हिन्दी अनुवादक ) भती ]( संशोधन ) नियम , 1972 है । 
( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

( 559 ) 


560 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 / ASVINA 29 , 1894 


[PART II - - 


- 


- 


- 


2. TET FAITU ( fr 14 + ) wfff14 , 1970 1971 # , faalit , II # 6 IH PTFE U 
wafafraid FUTA 7 fatafafen 79T FATTITT, HOTE :- - 

" प्रतिनियक्ति स्थानान्तरण , चयन की दशा में , केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रणी लिपिकों /निम्न श्रेणी लिपिकों में से , 

रिन्होने निम्न श्रेणी लिपिक या उच्च प्रणी लिपिक के रूप में पांच वष सेवा की हो और जो स्तम्भ 7 में उपशित राक्षिक और 

मन्य अर्हताएं रखते हों । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि : 
सामान्यतः दो वर्ष, जो एक वर्ष पौर बताई जा सकेगी । " 

[970 0 0940 3 (4 )69/ 87 (FT* 1) /w at 11 

एस० एन० राय , अवर सचिव । 


New Delhi, the 5th October 1972 

Provided that the upper age limit specifled in column 

6 of the said Schedule lor direct recruitment may be 
$ . R . O . 270 . - In exercise o . the powers conferred by relaxed in the case of candidates belonging to the Sche 
t . ee puuvis ) to artive Uy of the Constitution , and In 

duled Castes , the Scheduled Tribes and other specia 
Supe . Sesion of the Ministry of Defence, Army Head 

categories oť persons in accordance with the orders o 
que leis, warlic Gcneral of Oidnance Branch (Xero 

the Central Government issued from time to time, 
graphist ) Recruitment Rules, 1969, published with the 
notification of the Government of India in the Ministry 

5 . Disqualūcations .-- No person , 
of Defence in SRO 250 dated the 12th August , 1969 , the 

( u ) who has entered into or contracted d marriage 
President hereby makes the following rules regulating 

with a person having a spous living , or 
the method of recruitment to Clasy III Non -Gazelled 
pus of Xerographist in Master General oť Ordnance 

( b ) who, having a spouse living , has entered into 
Branch , Army Headquarters , namely : 

or contracted æ -hafrunso with any person , 
1. Short title and commencemont. - ( 1 ) These rules 

shall be cligihle for appointment to the sald post : 
may be called the Master General of Ordnance Branch 

Provided that the Central Government may , if satis 
(Xerographist ) Recruitment Rules , 1972 . 

lied that such marriage is permissible under the perso 
( 2 ) They shall corne into force on the date of their 

aal law applicable to such person and the other party 
publication in the Official Gazette . 

to the marriage and that there are other grounds for 

so doing, exempt any person from the operation of this 
2 . Application . These rules shall apply to the post rule . 
ag specified in column 1 of the Schedule annexed 

6 . Power to relax . Where the Central Government 
hereto . 

is of opinion that it is necessary or expedient so to do, 
3 . Number , classification and scale of pay, — The it may, by order and for reasons to be recorded in 
number of the said post , its classification and the scale writing , relax any of the provisions of these rules with 
of pay attached thereto , shall be as specified in columns Jesper ! to any class or category of persons. 
2 to 4 of the said Schedule . 

7 . Saving, - Nothing in these rules shall affect reser 
4 . Method of recruitment, age itmit and other quali vations and other concessions required to be provided 
fications. — The method of recruitment to the said post for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
age limit, qualifications and other matters connected othe rspecial categories of persons in accordance with 
therewith , shall be as specified in columns 5 to 13 ol the orders issued by the cantral Government from time 
the Schedule a oresaid : 

to time in this regard 
SCHEDULE 


Name of post 


Name of port 


No. of 
posts 


corp 


Scale of pay 


Classifica 

tion 


Whether 
Select1017 
post or 
100 


Agc for 
direct 
recruits 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


post 


Xerographlat 


I 


Civilians in 
Defence 
Serv ces 
Class III 


Rs. 150- 5 - 175 - 6 - 205 Not 
-EB - 7 - 240 . applicable . 


Between 

19 to 25 
yeats . 


Gazetted 
Non 
ministerial. 


Educational : 
Matriculation or cquivalent. 
Technical : 
Mechanic Grade A (Xerography ) or 

Instrument Mechanic Claas I 

trained in Xerography. 
Experience : 
One year s practical experience in 

Xerography, 
Dostrabla : 
Knowledge of photography. 


Sc. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 / ASVINA 29 , 1894 

- - - 


56 


F 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 
- 


- 


- 


In case of rectt . by promotion / If a DPC ex sts , what Crourstances in 

deputat on/ tr illy fer, gradess ts con posit on which UP.SC. Sto 
from which pro motion/ deput 

be consulted in niak 
ation /transfer to be inade 

ing recru tinent 


Whether age and Per od of Method of rectt. 
educational quali - prob ition, whether by d rect 
fications prescribed if any rectt . or by pro 10 - 
for direct recru ts 

ton or by depute 
will opply in tho cage 

rion transfer & 
of promoties 

percentage of the 
Vacances to be 
Gled by various 
methods . 


IO 


11 


12 


13 


- 


- 


No 


Two yis . 


Not 
appl cable . 


Not 
applicable . 


By transfer faling Transfer : 
which by d rect 
recrutment. 

LDCs of AFHQ Cler cal Ser 
v ce , w th three years serv ce 
n the grade and possess ng 
the qual ficat ons prescr bed 
ncolumn 7 . 


- 


-- 


[ F . No. 98365 / CAO ( R & R- II .] 

DJ BARAT , 13stt . CA O . 
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1972 
का०नि०मा० 270 -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का नि०मा० 250 तारीख 12 अगस्त , 1969 के साथ प्रकाशित रक्षा मत्रालय , सेना मख्यालय , 
पाईनन्स के मास्टर जनरल की शाखा (अरोग्राफकार ) भर्ती नियम , 1969 को अधिक्रांत करते हुए , मेना भख्यालय , प्राईनन्स के मास्टर जनरल 
की शाखा में जरोग्राफकार के वर्ग I . I राजपवित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एनधारा बनाते हैं , 
अर्थात् :- - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - - ( 1 ) इन नियमों का नाम पाईनन्स के मास्टर जनलर की पाखा (जेरोग्राफकार ) भर्ती नियम , 
1972 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना.-- ये नियम इससे उपाबत अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट पद को लाग होंगे । 

3. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तम्भ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , प्रायु- सीमा और अन्य अहताएं -- उक्त पद पर भर्ती पद्धति , प्रायु-सीमा, प्रताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें 
के होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तभ पांच से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

परन्तु सीधे भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम प्रायु - सीमा , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी 
किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले मे शिथिल 
की जा सकेंगी । 

5. निरर्हताए : ---यह व्यक्ति -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह एसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुशेय है मौर ऐसा करने के लिए अन्य प्राघार मौजूद हैं तो वह किसी ध्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह उसके लिए जो कारण 
है उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमो के किसी उपबन्ध को व्यक्तियो के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत मादेश द्वारा शिथि न कर सकेगी । 


7. व्यावत्ति . --- इन नियमों मे की कोई भी बात , इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियो के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित प्रारक्षणों और अन्य 
रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी । 


562 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 / ASVINA 29 , 1894 


[ PART II 
-- - - - -- - - - - --- - 


- 


.. . . 


- - 


- - . 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


पद का नाम 


- - -- - - - 
पदो की 
समया 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


- - - - - - - 
चयन पद अथवा मीधे भर्ती किये जाने 
अन्चयन पद बाले व्यक्तियो के 

लिए प्राय 


जेगेग्राफकार 


रक्षा सेवाग्रो मे सिविलियन 150 - 5 - 175 - 6 
वर्ग III अराजपत्रित अनन - 205 -- 

दरो० - 7 
मचिवीय 

__ 240 रूपये 


लाग नही होता 19 से 25 वर्ष के 

बीच 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- ---- 


- 


- --- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


-- - - 


- - ---- 


मीधे भी किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और मीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के परिवीक्षा की कालावधि , 
अन्य अर्हताए लिये विहित आयु और शैक्षिक प्रह 

यदि हो 
ताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी 

या नहीं 
- - - - - -- - - - - - -- -- --- 


- 


- 


------ -- 

नही 


2 वर्ष 


शैक्षिक - - मट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता 
तकनीकी - मकेनिक श्रेणी क (जेरोग्राफी ) या जेरो 

प्राफी में प्रशिक्षण वर्ग I का उपकरण मकेनिफ । 
मनमव--- जेरोग्राफी में एक वर्ष का वास्तविक अनुभव । 
गांछनीय - फोटोग्राफी का ज्ञान । 


-- -.-.- . - ... - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


मी की पति/भर्ती मीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने मे किन परि 
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति है तो उसकी संरचना स्पितियों में संघ लोक 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनियक्ति / स्थानान्तरण किया जायेगा 

सेवा प्रायोग से परामर्श 
पतियों द्वारा भरी जाने 

किया जायेगा 
बाली रिक्तियों का प्रतिशत 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


म्मानासरण द्वारा जिसके न होने स्थानान्तरण : 
पर सीधी भर्ती दाग 

ए० एफ० एच० क्य० की लिपिक 
सेवा के निम्म श्रेणी लिपिक जिनकी 
उम श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो और 
जिनके पाम स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं 


हो । 


[ फा० सं० 96365/ सी० ए० प्रो० ( पार एण्ड पार - 27 ) ] 


डी . जे . बड़ाट , सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी । 


Sec , 41 


THE GAZETTE OF INDIA OCTOBER 21, 1972 /ASVINA 29 , 1894 


563 


- 


- 12 m 


- 


- 


- 


New Delhi, the oth October , 1972 
S . R . O . 271 – In exercise of the poucis conſelled by the proviso to article 309 of the Constrution , the President hereby makes the 
following rules regulating the mcthod ot rcctu tment to Class I and JI technical posts in the Directorate of Production & Inspection 
(Naval) in the Departinent of Defence Pluxluction , Ministry of Defence , namely 


I Short Title and Commencement. - ( 1) These iules may be called the Directorate of Production and Inspection (Naval) (Clase I 
and 11 Technical Posts ) Recruitment Rulcs , 1972 . 

( 2 ) They gli all come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 

2 Application - These rules ghall apply to the Class I and Class II technical posty n llie Directorate of Production and Inssection 
(Naval) in the Department of Defence Production , Ministry of Defence as specified in Column i of the Schedule annexed heicto 


2 Number , Classification 2nd Scales of Pary . - The nuinber of posts , their classification and the scales a of pay attached thereto shall 
be 26 specified in Columns 2 104 of the said Schedule 


4. Method of Recruitmentt, Age Limit and other Qualifications. The method of recruitment to the raid posts , age limit , and other 
matters relating thereto shall be as spec fied in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


candidates belong ng to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes of other special categorice of persons in accordance with the orders 
199ued by the Central Government front timc to time. 


5 . Disqualifications. No person , 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouge living , or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , shall be eligible for appointment to any 
of the said posts 

Provided that the CentralGovemmentmay , ifgatisfied that such marriage 18 permissible under the personallaw applicable to guch 
Derson and the other party to the marriage and that there are other grounds for go doing, exempt any person from the operation of this 


Rule . 


6 . Power to relax . - Where the CentralGovernment is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , b y order, for 
reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of thees 
Rules with respect to any clans or category of persong 

. Saving . - Nothing in thcsc rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Captea 
Scheduled Tribes and other special catego1 cs of persons in accordance with the orders 1594ed by the Central Government from time to 
timo in this regard 


564 


THE GAZETTE OF INDIA OCTOBER 21. 1972 /ASVINA 29 , 1894 


(PAT II 


Name of Post 


SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Dy . Director (15 ) Senior Technical Officer ( 112 ) Technical Officer and ( iv ) 

- - - - - - - - - - - - 
No ot Clasification Scule of Pay Whether Age lim t Educat onal and other qualifica 
posts 

Selection for d reçt tione requ red for direct recruits . 
Post or fecruits 
Non 
Selection 
Poot 


1. Deputy Director 


13 


C vilian in 


Ro 1100 - 50 - 1200 -- 100 

1 500 


Selection 


Essential 


45 years 
(Relaxable 
for Govt. 
Yervantg ) 


Services 
Clagg I, 
Gazetted 


Extra F røt Clagg Eng neer 
Certificate ssued by the 
Ministry of Transport ,Govern 
mentof Ind a . 

OR 
Combined certficate of Compe 

tency as F rst Class Eng neer 
9811ed by the Mnistry of 
Transport. Government of 
Ind A , with about two years 
profces onal exper ence 11 a 
respons ble capacity . 


OR 
Degreen Mar ne Engg /Naval 


Electr cal Engg / Chem cal 
Eng8 /Electron cs /Metallurgy 
from a recognised University 
or equivalent qualificat ongwith 

about 7 years expericnce 10 
геѕроnѕіblе postton in operation 

repair ma ntenance 1 design 
of Mer ne mach nery / cquip 
ment. 


(Qual ficat ong Telaxable at Com 

In gs on s d scretion in the caso 
of cand dates otherw sc well 
qualificd ) 


2. Sontor Technical 


co 


7 


DO 


R&. 700w50 — 1250. 


50 - 1250 . 


Do. 


Basential 


LUCA 


Officel, 


40 Year 
Relaxable 
for Govt. 
serpents ) 


Cert ficate as a First Clays Engin 

cer (Steam or Motor ) 18gued 
by the Magtry of Transport , 
Government of India , or equi 
valent qual fications with about 
3 years experience ag & Second 
Enginect of a foreign going 
Vessel 

OR 
Degree in Maroc Engg /Nava 1 

Architecture/Mech , Engg/ 
electricalEngg/ Chemical Eng8 / 
Electron cs /Metallurgy from 
Univers ty or equivalent quali 
fications wth about 5 yeang 
pract cal exper once in opera 
tion / repa t /maintenauce 
Dcs gn of inar ne machinery 
and equipment. 


Qual ficat ons relaxalile at 
Conm glon s discretion in the 
cage of candidates otherwise 
well qualified . 


Sec. 


Sec. 4 ] 


_ 


THE GAZETE OF INDIA OCTOBER 21,1972 AsVINA 29,189: 


THE GAZETTE OF INDIA OCTOBER 21, 1972 ;ASVINA 29, 1894 


$ 65 


- - - 


- 


- 


Funior Technical Officer in Ministry of Defence Directorate of Production & Inspection (Naval) Cadie . 
- - - - - - - 
Wchrag : and 3d cat - Pcriod of Mcthod ofrectt, whether In case of recruit Ifa D , P . C . Circumstances in 
io 1a ) qualifications pin. c - probation by direct rcctruitment or ment by promotion / oxists what which U . P . S . C . 
tibdFor direct recruits if any . by dcqutation or by 

dcputation /trans is its compo - is to be consulted 
will apply in the casc of 

promotion , transfer & fer , ghades from sition , 

in making tocult 
promotcos 

percentago of the which promotion 

mont 
vacancies to be Alled by deputation / transfer 
various methods. 

to be made 


10 


II 


12 


12 


- - - - - - - - - 


No 


Two years 25 % by promotion failing which Pro120992 : 

Class I 
Thy direct recruitinent, 75 % 

Depa; t111017- 
lny direct recruitment/ re - em . Senioi l eclmca ! Othchi hilly 3 tal Pr017 
ployment 

veals Service in the grade 1101 
rendered after appointinent Committec 
thereto on a regular basis . 


As required under the 

( nion Public Service 
Commission ( Exemp 
tion from Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


Re- employment : 


Retired Released Coussioned 

Officers of the Indian Navy of 
Substantive Rank of Cuin 
inander from Engg Electrical! 
Constriction Branch . 


No. 


Promotion ; 


Do . 


Do . 


Do . 


L wii ars 50 by promotion failing which 

hy direct recruitment , 50 % by 
Lirect recruitment re - employ - 
nent 


Technical Officers with 5 years 

scrvice in the gruile rendere i 
after appointment theicto 01 
a regrılar basis. 


Re- employment: 
Retired /Released Commissioned ; 

Officers of Indian Navy of 
Substantive Rank of Lt. 
Cdr./Leiutenant with 6 years 
seniority from Engg /Electrical 

Constructiorin Branch . 


566 


THE GAZATTL OF INDIA ; OCTOBER 21. 1972 /ASVINA 29, 1894 


[PART II 


3 . Technical Officer 


15 


Rs. 100 - 40 - 800 - 50 — 
950 . 


Selection 


Essential : 


Civilian in 

D funct 
Servicus 
Class I 
Gazettud 


35 Years 
Relaxable 
for Govt . 

servants ) , 


Second Class Ergeneers Certifi 

cate (Steain /Motor ) issued by 
the Ministry of Transport , 
Guvernment of India . 

OR 
Degree in Marine Engg/ Naval 

Architecture ,Mech , Engs / 
Electrical Engg / Chemical 
Engg. Electronics /Metallurgy 
from a recognised University 
or equivalent qual.fications 
with about 2 years experience in 
Ship Repair /Maintenance / 
Design Organisaton of repute 
or Public /Private Undertaking 


( Qualifications relaxable at Com 

mission s discretion in the casc 
of candidates otherwise woll 
qualified ). 


Do. 


Do . 


4 . Junior Technical 

Officer 


Essential : 


25 Civilians in Rs. 350 - 25 - 900 - - 30 

Defence 590 - EB -- 30 - 800 - EB 
Serv .ces 30 - - 830 - 35- - 900 . 
Class II 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


Degree in Marine Engy /Nava ) 

Architecture/MechanicaIngg 
Electr cal Engg /Chemical Engg 
Electronics /Metallurgy from 
recognised University or 


( Qualifications relaxable at Com 

miggion s discretion in the case 
of candidates otherwise well 
qualificd 


- 


- 


- - - 


- - 


SEC 
- - - - 


] 


567 
- - - - - - - 


- -- 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 /ASVINA 29 , 1894 
- - - - -- - - -- -- -- - - 

- - - - -- - - - 
10 


- - --- - - 


- 


II 


12 


J3 


No . 


Promorill : 


Two years 50 % by promotion failing which 

by direct recruitment, 50 % by 
direct recruitment. 


Junior Technical Officers with 

3 years service in the grade 
_ rendered after apoointment 
thereto on a regular basis, 


Class ) As required under the 
Defuilmerial Luior Public Service 
Picm tiln CommissJI ( Exemption 
Commi tec . from Consultation ) 

Rogulations, 1958 


No. 


No . 


Do. 


T. 


Two year3 75 % by pro notion failing which Promotion : 

by direct recruitment, 25 , 
by direct r crui m nt/ re - Senior Technical Assistant wi h 
employment, 

3 years Sivic : in the grade 
rendered after appointment 
thuielo on a regular basis , 


Class II 
Depart 
mental 
Promotion 
Committce, 


Re-employment : 


Ex -Chief Artificer/Chief Mech 

anician and above of Indian 
Navy having passed Section 
A of Associate Membership 
Examination of the Institute 
of Enginecr s (India ) or Part 
( A ) of Second CJass Engineer s 
Examination conducted by the 

Ministry of Transport , Go 
vernment of India. 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


[ File No. 0872 STO DPI (N ) A ] 

V . K . JAGDHARI , Under Secy . 


नई दिल्ली , 9 अक्टूबर , 1972 
का०नि०० 271 .---- राष्ट्रपति , मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा मन्त्रालय के 
रक्षा उत्पादन विभाग में , उत्पादन तथा निरीक्षण ( नौसेना ) निदेशालय में वर्ग 1 और वर्ग 2 तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित 
करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है , अर्थात् :---- 

___ 1. मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-- - (क ) इन नियमों का नाम उत्पादन तथा निरीक्षण ( नौसेना ) निदेशालय ( वर्ग 1 और i तकनीकी 
पद ) भर्ती नियम , 1972 होगा । 

( 2) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. लाग होना - ये नियम हमके उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट रक्षा मन्त्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में उत्पादन 
तथा निरीक्षण (नौमेना ) निदेशालय में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तकनीकी पदो को लागू होंगे । 

3. पद-संख्या , बगीकरण और वेतनमान: - - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तम्भ 2 मे 4 तक विनिर्दिष्ट है । 

___ 4. भर्ती की पद्धति आय सीमा और अन्य अर्हताए : --- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति प्रायु-मीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य 
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं : 


568 


- - - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 /ASVINA 29 , 1894 

[ PART II 
- - - - - - -- - - - - - 

- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
परन्तु मीधे भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए 
गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनसूचित जनजातियो या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यथियो के मामले में शिथिल की जा 
सकेगी । 


5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति - -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति - - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह , उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपाबन्ध को व्यक्तियों के किमी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत , 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या व्यक्तियो के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य 
रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी । 


अनुसूची 


रक्षा मंत्रालय के उत्पादन और निरीक्षण ( नौ सेना ) निदेशालय काडर के ( i ) उपनिदेशक ( ii ) ज्येष्ठ तकनीकी अधि 
( ii ) तकनीकी अधिकारी और (iv ) - कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों के लिये भर्ती नियम । 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किये जाने 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के 

लिये प्रायु 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1 उपनिदेशक 


13 


चयन 


रक्षा सेवाप्रों में विलियन , 
वर्ग ।, राजपत्रित । 


1100 - 50 - 1200 

100 - 1500 रुपये 


25 वर्ष ( सरकारी 
सेवको के लिये शिथिल 
नीय । 


नन 


SEC. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 213 1972/ ASVINA 29 , 1894 


569 


परित्रोक्षा को कानावधि , 

यदि हो 


सोधे भर्ती किये जाने वाले पक्तियों के लिये अमेसिा काम किये जाने वाले व्यक्तियों के 
और अन्य प्रर्हताये 

लिये विहित पाय और शैक्षिक अर्हतायें 
प्रोन्नतो की दशा में लागू होगी या 

नही 


नहीं 


2 वर्ष 


मावश्यक 

भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया 
अतिरिक्त प्रथम वर्ग इंजीनियर का प्रमाणपत्न , या भारत 
सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रयम 
वर्ग इंजीनियर के रूप में सक्षमता का संयुक्त प्रमाणपन्न साथ 
ही किमी उत्तरदायी हैमियत में 2 वर्ष का वृत्तिक अनुभव 
या समुद्री इंजीनियरी/ नाविक स्थापत्यकला / यांत्रिकी इंजी 
नियरी /वैद्युत् इजीनियरी / रमायन इंजीनियरी / इलैक्ट्रोनिक ) 
धातुकर्म में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या 
उस के समतुल्य अर्हताये माय ही समुद्री मशीनरी उपस्कर 
के प्रबालन / मरम्मत / अनुरक्षग /डिजाइन में उत्तरदायी स्थान 
मे लगभग 7 वर्ष का अनुभव । 
( अन्यया सूअहित अभ्ययियों के मामले में प्रायोग के विवेका 
नुमार अईनाये मिथिलनीय ) । 


भर्ती की पद्धति /भर्ती मोघे होगो प्रो नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा 
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति भर्ती की दशा मे वे श्रेणियो जिनमे 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोमति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया 
पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली 

जायेगा 
रिक्तियों का प्रतिशत 


यदि विभागीय प्रोन्नति 
समिति है तो उसकी 

संरचना 


भी करने में किन परि 
स्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श 
किया जायेगा 


10 


12 


13 


-- -- - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - - - -- - - - --- 


संघ लोक सेवा आयोग 
(परामर्श मे छूट ) विनि 
यम , 1958 के अधीन 
यया अपेक्षित । 


प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत जिसके प्रोन्नति : 

वर्ग । विभागीय प्रोन्नति 
न होने पर मीचे भर्ती द्वारा, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी जिसकी उस श्रेणी समिति । 
सीधे भर्ती पुनः नियोजन द्वार में उस पर नियमित आधार पर नियुक्ति 
75 प्रतिशत । 

के पश्चात् 3 वर्ष की सेवा हो । 
पुनः नियोजन : 
इंजीनियरी / वैद्युन निर्माण शाखा से अर्ध 
स्थाई कमांडर की पंक्ति के भारतीय नौसेना 
के सेवा निवृत निर्मुक्त कमिशन्ड प्राफि 
सर । 


570 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972/ ASVINA 29 , 1894 
- - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


[ PART II -- 
- - - - - 


__ _ 


- 


- 


- -- - - 


6 


-- - - - - - - 


7 


चपन 


2 ज्येष्ठ तकनीकी अधि - 

कारी । 


रक्षा मेवाणों में सिविलियन 700 - 50-- 1250 
वर्ग I, राजपत्रित । 

रुपये । 


सेवकों के लिये गियिन 
नीर ) । 


- - -- 


-- - - - 


नहीं 


वर्ष । 


प्रावश्यक : 

भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय , द्वारा जारी किया गया 
प्रथम वर्ग इंजीनियर ( वाष्प तथा मोटर ) वा प्रमाण पत्र 
या समतुल्य अर्हताएं साथ ही विदेश गामी जलयान के 
द्वितीय इंजीनियर के रूप में लगभग 3 वर्ष का अनुभव या 
विश्वविद्यालय में ममुदी इंजीनियरी/ नाविक स्थापत्यकला/ 
यांत्रिकी इंजीनियरी /वैद्युत् इंजीनियरी/ ग्मायन इंजीनियर 
इलेक्ट्रोनिक / धातुकर्म में डिग्री या ममतुच अता साथ ही 
समुद्री मशीनरी और उपम्फर के प्रचालन / मरम्मत / अनुरक्षण / 
डिजायन में लगभग 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ( अन्यथा 


अईनाये शिथि ननीय ) । 


- 


10 


11 


12 


13 


प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिसके प्रोन्नति : 

वर्ग । विभागीय प्रोप्रति ममिति पर लोक सेवा प्रायो । 
न होने पर सीवी भर्ती, द्वाग , तकनीकी अधिकारी , जितको उम श्रेगो में 

(परामर्श मे " छ ) विनि . 
उस पर निगमित आधार पर नियुक्ति 

पर , 1953 के प्रयो । 
50 प्रतिशत । के पश्चात की गई 5 वर्ष की सेवा हो । 

यथा अक्षिन । 
पुनः नियोजन . 
इंजोतयरी / वै युत् निर्माण शाखा के 6 वर्ष की 
ज्येष्ठ ना वाले लेफ्टिनेंट कमाडर लिफ्टिनेंट 
की अर्धष्ठाई पंक्ति के भारतीय नौसेना 
के सेवा निवृत्त /निर्मुक्त कमीशन आफिसर । 


1 


- - - - - - - - - - - -- - - - - - 


3 . तकनीको अधिकारी 


15 


चयन 


रक्षा मेवाओं में सिविलियन 400 - 40 - 800- 50 
वर्ग I , राजपत्रित 

- 950 रुपये । 


35 वर्ष ( सरकारी 
सेवको के लिये 
शिथि ननीय ) । 


SEC. 14 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21 , 1992 / ASVINA -29, 1894 
- - - --. .. - - - - - - - - - - - - --- 

- - . -. . - - - - - 


571 


- : 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


नहो । 


2 वर्ष । 


पावश्यक : 

भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा द्वितीय वर्ग इंजी 
नियर ( बाप्प / मोटर ) का प्रमाग पत्र या किमो मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से ममद्रो इंजोनिपर नाविक म्यासन्यक ना / 
यांत्रिकी इंजीनियरो/ वैद्युत् इंजीनियरी /ग्मायन इजीनियरी/ 
इलेक्ट्रिोनिक / धातुकर्म में डिग्री या ममतुल्य अर्हनायें माथ ही 
रख्यातिप्राप्त मंगटन या पब्लिक प्राइवेट उपक्रम में पोत की 
मरम्मत /प्रक्षग /डिजायन में लगभग 2 वर्ष का अनुभव । 
( प्रप्रया सुप्रहिन अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विये का 
नमार अईनायें शियि ननीय ) । 


- - - 


- - 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- 


__ 10 


12 


- -- - - - 
प्रोन्नति , द्वारा 50 प्रतिशत जिसके प्रोन्नति : 

वर्ग I विभागोय संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श 
न होने पर मोचे भ , द्वारा , कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी निमकी उस प्रोन्नति ममिति मेछट ) विनियम , 1958 के अधीन 
50 प्रतिशत । अंगी में उम पर नियमित प्राधार पर 

यथा अपेक्षित 
नियन के पश्चात् को गई । वर्ष को मेवा 


- 


- 


- - 


-- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 


-- - 


- - - - - - 


- - - - - - 


चास 


4 . कनिष्ठ तकनीकी अधि- 

कारी । 


25 रमा सेवा प्रों में सिविपिन 

वर्ग II , गजपत्रिन, अन 
नपचिपीय । 


15 वर्ष ( सरकारी सेवको 
के निर शिथि ननीय ) 


350 - 25 - 500-- 30 
--590 -दरो० - 30 
- 800 -दरो० - 30 
830 - 35 - 900 


रुपये । 


- - - 


- - - 


- - - - - - - -- 

2 वर्ष । 


नहीं । 


आवश्यक : 
किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में सपुत्री इजीनियरी 
नाविक स्थापत्यकला/ यांत्रिकी इंजीनिारी /वैद्युत् इंजीनियरी / 
रसायन इंजीनियरी/ इलंक्ट्रोनिक / धातुकर्म में डिग्री या समतुल्य 
अर्हता / ( अन्यथा सुहित अभ्यर्थियों के मामले में आयोग 
के विवेकानमार पहनायें शिथिननीय ) । 


572 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21, 1972 / ASVJNA 29, 1894 


[Part 11 


10 


____ 12 


13 


... - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


समिति । 


मर्श से छ ) विनियम , 1958 
प्रवीन यथा अपक्षित । 


प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिसके प्रोन्नति : 
न होने पर सोधे भी द्वारा, वरिष्ठ तकनीकी सेहायक जिसकी उस श्रेणी 
सीधे भर्ती/ पुनःनियोजन द्वारा में उम पर नियमित आधार पर नियुक्ति 
25 प्रतिशत । 

के पश्चात की गई 3 वर्ष की सेवा हो । 
पुन . नियोजन : 
भारतीय नौसेना के भूनपूर्व मुख्य शिल्पी / 
मुख्य यत्रविद और उससे अधिक अहंतायें 
जिसने इंस्टोट्यूट आफ इंजीनियरज ( इडिया 


अनुभाग या भारत सरकार के परिवहन 
मंत्रालय , द्वारा ली जाने वाली द्वितीय 
वर्ग इंजीनियरी परीक्षा का भाग ए पास 
किया है । 


[ फा० सं० 0872/ इम टा प्रो / डो पो पाई ( एन ) ए ] 

यो० के० जगधारी, अवर सचित्र । 


(15 ) Smt. Sajda Begum, M , L . A., Malerkotla , District 

Sangrur . 
( 16 ) Shri Partap Chand Bhandari, M . L. A., Amritsar. 
( 17 ) Sardar Umrao Singh , M . L . A ., Village and Post 

Office Wadala , Via Jullundur City . ( Member 
of the Central Advisory Committee for the 


NCC ) . 


( 18 ) The Deputy Secretary to the Government of 

Punjab , Finance Department, Chandigarh , 
(19 ) Major G . B. Singh, Assistant Director of Public 

Instruction , Punjab , Chandigarh ( Cadet Corps ) . 


P. S. RATNAM, Under Secy . 


New Delhi, the 9th October 1972 
S . R . O . 272. - In exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2 ) of section 12 of the National Cadet 
Corps Act , 1948 ( 31 of 1948 ) , read with sub - rule ( 2 ) 
of rule 42 of the National Cadet Corps Rules, 1948 and 
in supersession or the notifcation of the Government 
of India in the Ministry of Defence No . S . R . O . 116 , 
dated the 19th May , 1966, the Central Government 
hereby appoints a State Advisory Committee of the 
National Cadet Corps for the State of Punjab consisting 
of the following persons , namely : 
( 1 ) The Minister of Education, Government 

of Punjab , Chandigarh - Chairman, 
( 2 ) The Secretary to Government of Punjab , Edu 

cation Department , Chandigarh. 
( 3) The Vice-Chancellor, Punjab University, 

Chandigarh. 
(4 ) The Vice -Chancellor , Guru Nanak University , 

Amritsar . 
(5 ) The Vice -Chancellor, Punjabi University , 

Patiala. 
( 6 ) The Vice -Chancellor, Punjab Agricultural Uni 

versity , Ludhiana. 
The Director, Public Instruction, Punjab , 

Chandigarh. 
( 8 ) The General Staff Officer . Headquarters , Pun 

jab. Himachal Pradesh, Chandigarh Area, 

Ambala Cantt. .. 
( 0 ) Major Jiwan Tewari, Principal, Government 

College , Tanda (Hoshiarpur District ) . 
(10 ) Miss K . Chaudhry , M. A., D. P. E . Lyallpur 

Khalsa College ( Women) , Jullundur. 
( 11) Shri Gurcharan Singh , Principal, Government 

Higher Secondary School, Shankar , District 

Jullundur. 
( 12 ) Smt . Gulshan Raj Kaur. Headmistress , Govern 

ment Girls High School, Munawan ( Feroze 

pur ) . 
( 13 ) Director National Cadet Corps, Punjab , 

Haryana, HP & Chandigarh , Chandigarh . 
( 14 ) Dr . Amir Singh , M . L . A ., Village and Post Office 

Tanda, District Hoshiarpur . 


नई दिल्ली , 9 अक्टूबर 1972 
का०नि० प्रा० 272: - राष्ट्रयीय कैडेट कोर नियम , 1948 के 
नियम 42 के उपनियम ( 2 ) के साथ पटित राष्ट्रीय कैडेट कोर अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 31 ) को धारा 12 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना मं० का०नि० प्रा० 116, तारीख 
19 मई, 1966 को अधिकत करते हुए केन्द्रीय सरकार, पंजाब 
राज्य के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक राज्य मलाहकार ममिति 
नियुक्त करती है, जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होगे अर्थात : -- 


1. शिक्षा मंत्री , पंजाब मरकार , चण्डीगढ़ -- ( अध्यक्ष ) । 
2. सचिव , पजाब मरकार, शिक्षा विभाग , चण्डीगढ़ । 
3. कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ । 
4 . कुलपति , गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर । 
5 . कुलपति , पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला । 
6. कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना । 


Sec. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 21 , 1972 ASVINA 29, 1894 


573 


S. R . O . 274. - In pursuance of sub -section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act . 1924 ( 2 of 1824 ) , the 
Central Government hereby notifies that Major R K 
BOSE has been nominated as a member of the Can 
tonment Board Agra vice Major K . PAL who has 
resigned. 

[ F . No. 19 / 42/ C / L & C / 86 / 2502 - C / D ( Q & C ). ] 


7 . निदेशक , लोक शिक्षण , पंजाब , चण्डीगढ । 
8 . जनरल स्टाफ आफिमर , हैडक्वार्टर्म, पंजाब , हिमाचल 

प्रदेश , चंडीगढ़ एरिया , अम्बला कैन्ट । 
9 मेजर जीवन तिवारी , प्रधानाचार्य , 

गवर्नमेंट कालेज , टांडा ( होशियारपुर जिला ) । 
10 . मिम के० चौधरी, एम०ए०, डी०पी०ई० , 

लायलपुर खालमा कालेज ( वीमेन ) , जलंधर । 
11 . श्री गुरचरण सिंह, प्रधानाचार्य , गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी 

स्कूल , शंकर, जिला जलंधर । । 
12 . श्रीमती गुलशन गज कौर, प्रधानाध्यापिका, गवर्नमेंट 

गर्ल्स हाई स्कूल , मनावा (फिरोजपुर ) । 
13 . निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर , पंजाब , हरियाणा , 

हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ । 
14 डा० अमर सिंह, मदस्य, विधानसभा , ग्राम व डाकघर 

टांडा, जिला होशियारपुर । 
15 . श्रीमती सजदा बेगम , मदस्य , विधान सभा , मालेर 

कोटला, जिला मंगरूर । 


का० नि०या० 274.-- - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग अधिसूचित करती है कि मेजर प्रार 
के० बोम को मेजर के० पाल के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , 
के स्थान पर छावनी बोर्ड प्रागग के एक सदस्य के रूप में नाम 
निर्दिष्ट किया गया है । 
[ फा० सं० 19/ 42 / सी/ एल एण्ड सी / 66/ 25 02-सी /1/ डी-- 

( क्यू एण्ड सी ) ] 


कघर 


S . R . O , 275 .-- In pursuance of sub -section ( 7 ) of scc 
tion 13 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Goverr.ment hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Merrut by reason of the acceptance by the 
Central Government of the resignation of Lt. Col. 
LACHMAN SINGH . 


[ F , No. 19 / 20 / C / L & C / 80 / 2503- C / D ( Q & C ). ] 


16. श्री प्रताप चन्द भंडारी, सदस्य , विधानमभा, अमृतसर । 
17 . सरदार उमराव सिंह, मदस्य, विधान सभा , ग्राम 

व डाकघर वाडला, वाया जलंधर सिटी ( एन०सी०सी० 

के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य ) 
18 . उप - सचिव , पंजाब सरकार 

विस विभाग , चण्डीगढ़ । 
19 . मेजर जी०बी०सिंह, सहायक निदेशक, लोक शिक्षण , 
पंजाब, चण्डीगढ़ ( कैडेट कोर ) । 

पी० एम० रत्नम, अवर सचिव । 


का०नि० प्रा० 275. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते 
हाए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिमूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड , मेरठ की सदस्यता में ले . कर्नल लच्छमन सिंह के त्यागपत्र 
के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक 
रिक्ति हो गई है । 
[ फा०सं०19/ 20/ सी / एल एण्ड सी / 60/ 2503- पी / डी -( क्यू एण्ड सो ) ] 


New Delhi, the 9th October 1972 
S . R . O . 273 , — In pursuance of sub - section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government herehy notifies that a vacancy 
has occurred in the nembership of the Cantonment 
Board , Agra by reason of the acceptance by the Cent 
ral Government of the resignation of Major K . PAL . 

[ F , No . 19 / 42 / C / L & C / 66 / 2502- C / D ( Q & C ). ] 


S . R . O . 276 . — In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) , 
the Central Government hereby notifies that Major 
Sant Singh Sahi has been nominated as a member of 
the Cantonment Board Meerut vice Lt. Col. Lachhman 
Singh who has resigned . 

[ F . No. 19 / 20 / C / L & C / 60 / 2503- C / 1 / D ( Q & C ). ] 


नई दिल्ली , 9 अक्तबर 1972 


का० नि० प्रा० 273. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड, आगरा की सदस्यता में मेजर के० पाल के त्यागपत्र के केन्द्रीय 
सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो 
गई है । 
[ फा० सं० 19/ 42/ सी / एल० एण्ड सी०/ 66/ 2502- मी०/ डी० 

( क्यू एण्ड मी० )] 


का०नि० प्रा० 276. - - छाधमी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर मन्त 
मिह साही को , ले० कर्नल लच्छमन सिंह के , जिन्होंने त्यागपत्र 
दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड मेरठ के एक सदस्य के रूप 
में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 
[ फा० सं० 19/ 20/ सी / एल एण्ड सी 60/ 2503- सी / 1/ डी 

( क्यू एण्ड मी ) ] 


S . R . O . 277. - In pursuance of sub - section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the 
Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 


574 


THE GAZLTTE OF INDIA: OCTOBER 21 , 1972/ ASVINA 29 , 1894 


[ PART II _ SEC . 4 ] 


- 


Board Dehradun by reason of the acceptance by the 
Central Government of the resignation of Shri K . D . 
SRIVASTAVA Magistrate 1st Class . 


[ F . No. 19 / 19 / C / L & C / 65 / 2400 - C / 1 / D ( Q & C). ] 


का० नि० प्रा० 27: . - छावनी अधिनियम 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतराग अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय मरकार द्वारा 
श्री के० डी० श्रीवास्तवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट , के त्यागपत्र को 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड देहरादून की सदस्यता 
में एक रिक्ति हो गई है । 


का० नि० प्रा० 278.-...- छावनी अधिनियम 1 24 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनमरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा अधिसूकित करती है कि श्री एम० एन० मेठ 
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को , उम अधिनि म की धारा 13 ( 3 ) 
( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयो करते हुए जिला मजिस्ट्रेट 
देहराद न द्वार , श्री के० डी० श्रीवारतवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 
जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड, देहरादून 
के मदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है । 
[फाइल मं० 19/ 19/ मी / पल एण्ड मी / 65/ 2499- सी / 1/ डी 

( क्य र सी ) ] 
एम० पी० मदान , अवर सचिव । 


[ फाइल सं० 19/ 19/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2499 – सी / डी 

( क्यू एण्ड मी ) ] 


S . R . O . 278. — In pursuance of sub - section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1824 ) , the 
Central Government hereby notifies that Shri S . N . 
ŞETH Magistrate 1st Class has been nominated as a 
member of the Cantonment Board Dehradun by the 
District Magistrate Dehradun in exercise of the powers 
conferred under Section 13( 3 ) ( b ) of that. Act vice 
Shri K . D . SRIVASTAVA Magistrate 1st Class re 
signed . 

[ F . No. 19 / 19 / C / L & C / 65 / 2499- C / D( Q & C ).| 


S . R . O . 279 . — In exercise of the powers conferred by 
section 60 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
and in supersession of the notification of the Govern 
ment of the United Provinces Municipal Department 

No . 980 - XI / 56E, dated the 20th March, 1911, the 
Cantonment Board , Faizabad with the previous sanc 
tion of the Central Goverrament, hereby impuses a 
tax on all dogs kept within the limits of Faizabad 
Cantonnient at the rate of Rs. 3 pcr annum or part 
thercof for each dog of the age of six monthe or over . 

Provided that no tax shall be payable on any dog 
kept within Cantonment " limits for a period not cx 
ceeding one month in any year , 
F , No. 53 / 29 / C / L & C / 7 / 2478- C / D ( Q & C ).] 

S. P. MADAN, Under Secy . 


PPINED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA RESS , MINT ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELIT, 1972 


